निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 फाल्गुन 1932 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 10 मार्च 2011 


( सं० पटना 62 ) 


वाणिज्य कर विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचनाएं 
7 मार्च 2011 


एस0ओ0 9, दिनांक 10 मार्च 2011 — बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम , 2005 ( 2005 का अधिनियम 27 ) 
की धारा 40 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त धारा में 
यथोल्लिखित राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा कम्पनी अथवा निगम, बोर्ड, प्राधिकरण , उपक्रम अथवा राज्य 
सरकार अथवा केन्द्र सरकार के स्वामित्ववाले या द्वारा तः अथवा अंशतः वित्तपोषित अथवा नियंत्रित किसी अन्य 
निकाय को आपूर्ति किये गये मालों के लिए निम्न स्तम्भ - 3 में दर विनिर्दिष्ट करते हैं : 


क्रम सं० । 


माल 


कर की दर 


2 


3 
शून्य 


उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची - I में 
विनिर्दिष्ट माल । 


1 प्रतिषत 


उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची - II में 
विनिर्दिष्ट माल 
उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची - III में 
विनिर्दिष्ट माल 


4 प्रतिशत 


उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची - IV में अनुसूची IV में यथा विनिर्दिष्ट कर की 
विनिर्दिष्ट माल । 

दर 
अन्य कोई माल जो उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध 

12. 5 प्रतिशत 
अनुसूची - I,II, III एवं IV में विनिर्दिष्ट नहीं है । 


बिहार गजट ( असाधारण), 10 मार्च 2011 
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रील 2005 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 

[ सं0 बिक्री कर / विविध - 35 / 2010 - 832 ( अनु० ) ] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद , 

वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सरकार के सचिव । 

7 मार्च 2011 
एस0ओ0 10, एस0ओ0 9, दिनांक 10 मार्च 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड(3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

[ सं0 बिक्री कर / विविध - 35 / 2010- 832 ( अनु० )] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ई0एल0एस0एन0 बाला प्रसाद , 

वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सरकार के सचिव । 

The 7th March 2011 
S . O . 9 dated 10th March 2011 — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of section 40 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005, (Act 27 of 2005) the 
Governor of Bihar is pleased to specify the rates in column - 3 below for goods supplied to 
the State Government or the Central Government or a Company , Corporation , Board , 
Authority , Undertaking or any other body owned or financed or controlled either wholly 
or partly by the State Government or the Central Government as mentioned in the said 
section ; 


UN 


Sl. No . 


Goods 


Rate of Tax 


3 


(a ) 


Nil. 


( b ) 


1 per cent . 


4 per cent. 


Goods specified in Schedule -I appended to 
the said Act 
Goods specified in Schedule - II appended to 
the said Act 
Goods specified in Schedule - III appended 
to the said Act 
Goods specified in Schedule - IV appended 
to the said Act 
Any other goods, not specified in Schedule 
I, II, III & IV appended to the said Act 


Rate of tax as specified 

in Schedule IV 
__ 12.5 per cent. 


( e ) 


2 . This notification shall come into force with retrospective effect from 1st April 


2005. 


[ No . Bikri Kar / Vividh- 35 -/ 2010 - 832 ( Anu .) ] 
By Order of the Governor of Bihar, 

E .L .S . N . BALA PRASAD , 
Commissioner -cum -Secretary to Govt. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 62- 571 +1000 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


